than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 ज्येष्ठ, 1937 ( श०) 
संख्या 390 राँची, बुधवार 

3 जून , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

27 मई, 2015 
संख्या- 3/ पद .. 1( ग)- 01/ 2015 का . 4696 -- सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 414/ 03 , गृह जिला- भोजपुर ) को अगले 
आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , विशेष जाँच दल ( SIT ), झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में 
रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 90 – 50 । 


